PART 1 ) 


HARYANA GOVT. QAZ., NOV . 16 , 1982 (KRTK . 25 , 1904 SAKA ) 


2759 


क्रमांक 1532-4- ( I )-82/36487 .-- पूर्वी पंजाब यद पुरस्कार अधिनियम , 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में 
अपनाया गया है और उस में आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2 (ए ) ( 1ए ) तथा 3( 1ए ) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का 
प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री मंगतू राम , पुत्र श्री तेज . राम, गांव नांगल मुन्दी, तहसील रिवाड़ी , जिला महेन्लगढ़, 
को रची, 1973 से खरीफ, 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रवी, 1980 से 300 रुपए वार्षिक कीमत की मुख 
जागीर सनद में दी गई शतों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं । 

क्रमांक 1419 -ज-(I) -82/36491 .-- श्री रिछपाल सिंह, पुत्र श्री काशी राम , गांव उनिन्दा , तहसील नारनौल, जिला 
महेन्द्रगढ़ , को दिनांक 21 दिसम्बर, 1981 को हुई मृत्यु के परिणाम स्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वो पंजाब युद्ध पुरस्कार 
अधिनियम, 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है ) 
धारा 4 एवं 2 (ए ) (1 ) तथा 3( 1ए ) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री रिछपाल सिंह की 
मुब्लिग 300 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे पंजाब / हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 6268 -जे ० -एन-III - 66 / 
12528, दिनांक 20 जून, 1966 तथा अधिसूचना क्रमांक 5041 - मार- III - 70/ 29505, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970 तया 
1789-ज-I- 79/ 44040, दिनांक 30 अक्तूबर , 1979, द्वारा मंजूर की गई थी , अब उसकी विधवा श्रीमती श्योबाई देवी 
के नाम खरीफ, 1982 से 300 रुपये वार्षिक की दर. से सनद में दी गई शो के अन्तर्गत प्रदान करते हैं । 


. 


ट 


क्रमांक 1374- ज ( I ) -82/36495.-- श्री खूब राम , पुत्र श्री पूरण , गांव मिलकपुर नं ० 2, तहसील बवानी खेड़ा , 
जिला भिवानी की दिनांक 23 दिसम्बर , 1981 को हुई मृत्य के परिणाम स्वरूप हरियाणा के राज्यपाल पूर्वी पंजाब युद्ध 
पुरस्कार अधिनियम, 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें भाज तक संशोधन किया गया है ) 
की धारा 4 एवं 2 ( ए ) ( 1ए ) तथा 3( 1 ए ) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री खूब राम को 
मुरलिग 300 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे पंजाब/ हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 6106-र-III - 70 / 2208, 
दिनांक 22 जनवरी , 1971 तथा अधिसूचना क्रमांक : 178-0-I- 79/ 44040; दिनांक 30. अक्तूबर, 1979 द्वारा 
मंजूर की गई थी , अब उसकी विधवा श्रीमती बुजी देवी के नाम खरीफ , 1982 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद 
में दी गई शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते है 

क्रमांक 1304-6 ( I) -82/36560.-- श्री मांध सिंह, पुत्र श्री गंगा सिंह , गांव गधोला, तहसील जगाधरी, जिला 
अम्बाला, की दिनांक 19 अक्तूबर, 1978 को हुई मृत्यु के परिणाम स्वरूप हरियाणा के राज्यपाल पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार 
अधिनियम , 1948- ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है ) की 
धारा 4 एवं 2( ए ) ( 1 ए ) तथा 3( 1ए ) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री माध सिंह को मुग्लिग 
150 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 3984 - र- III - 69/ 21 

21891 , दिनांक 2 
सितम्बर , 1969 तथा अधिसूचना क्रमांक 5041 - पार.- III - 70/ 29505, दिनांक 8 दिसम्बर , 1970, द्वारा मंजूर की गई 
थी , अब उसकी विधवा श्रीमती इशर कौर के नाम खरीफ़ , 1979 से 150 रुपये वार्षिक तथा रवी 1980 से 300 रुपये 
वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते हैं । 

टी . प्रार. तुली , 
प्रवर सचिव , हरियाणा सरकार , 

राजस्व विभाग । 
INDUSTRIES DEPARTMENT 

The 3rd November , 1982 
No. 27 / 58 / 79-6-JB( I).--- In exercise of the powers conferred by Sub -Section (3) of Section 4 of the 
State Financial Corporation s Act, 1951 ( LXII of 1951 ) as amended, the Governor of Haryana is pleased to 
determine that 30,000 shares of the face value of rupees one hundred each shall be distributed amongst 
the following parties as shown in the table given below : 
Party or Parties 

No. of shares 
(a ) State Government of Hasyana 

15,000 
(b ) Industrial Development Bank of India 

15,000 
In exercise of the powers conferred by Sub- Section () of Section 6 of the State Financial 
Corporation s Act, 1951 (LXIII of 1951 ), as amended , the Governor of Haryana , with the approval 
of the Central Government, is further .pleased to guarantee the repayment of the Principal and 
the payment of annual dividend at the rate of 31 % p . a. on 30,000 additional shares of the 
Haryana Financial Corporation , sanctioned . , --vide Haryana Government cadst. No. 27/58 /79/6-1- BI, 
dated 31st March , 1982 . 

B. S. OJHA , 
Financial Commissioner and Secretary to Government, 

Haryana , Tadustries Department. 


